निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 297 ) 


3 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 24 जून 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

17 जून 2009 
सं0 विशेष समिति - 07/2008 - 1232/वि०स० — सभा सचिवालय के पूर्व अधिसूचना सं० 5120 , दि० 03 दिसम्बर 
2008 , 461 , दि० 19 फरवरी 2009 एवं 763 , दि० 09 मार्च 2009 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश बिहार विधान - सभा के सप्तम सत्र में गया जिला में बाराचट्टी प्रखंड के भलुआ से 
शेरघाटी अनुमंडल के पश्चिमी सीमा तक जी०टी० रोड पर अवैध ट्रकों के इन्ट्री से अवैध कमाई एवं आपराधिक काण्डों 
की जांच से संबंधित श्री जीतन राम मांझी , स०वि०स० एवं अन्य स०वि०स० द्वारा पूछे गए ध्यानाकर्षण सूचना की जाँच 
हेतु गठित विशेष समिति में रिक्त हुए स्थान पर श्री महेश्वर सिंह , स०वि०स० , क्षेत्र सं० 19 एवं श्री सच्चितानंद यादव , 
स०वि०स० , क्षेत्र सं० 227 का मनोनयन किया गया है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 297 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http:// egazette.bih. nic.in 


